निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 99 ) 


1 माघ 1935 ( AO) 
पटना , मंगलवार , 21 जनवरी 2014 


सं० मं०म० - 02 / बि०रा०ना०प० - 502 / 03 - 297 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- - 


- 


संकल्प 

9 जुलाई 2013 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार पटना का संकल्प सं० 1218 दिनांक 14. 06. 2007 के द्वारा बिहार राज्य 
नागरिक परिषद् को पुनर्जीवित करते हुए विभागीय संकल्प सं० 856 दिनांक 14. 06. 2010 के द्वारा तीन (3) वर्षों के लिये 
अवधि विस्तारित किया गया । पुनः लोकहित में बिहार राज्य नागरिक परिषद की अवधि को दिनांक 14. 06.2013 के 
प्रभाव से निम्नांकित रूप में एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है : - 
01. महामहिम राज्यपाल 

संरक्षक 
02. मुख्यमंत्री, बिहार 

अध्यक्ष 
श्री भोलाप्रसाद सिंह , पूर्व मंत्री, 
राजेन्द्र नगर, रोड नं० - 06 , - वरीय उपाध्यक्ष 
पटना - 16 

(मंत्री स्तरीय सुविधा अनुमान्य 
श्री रामनरेश सिंह, 29 / 10 , 
राजवंशी नगर , बेली रोड, पटना । - महासचिव 

( राज्य मंत्री स्तरीय सुविधा अनुमान्य ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जनवरी 2014 
05. श्री अनिल पाठक, बी० 03 / 41, 
बेली रोड, ऑफिसर्स फ्लैट , 

महासचिव 
पटना । 

( उप मंत्री स्तरीय सुविधा अनुमान्य ) 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रतियाँ सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी 
जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 99-571 + 250-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


